HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 अग्रहायण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 964 राँची, सोमवार , 


25 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
18 नवम्बर , 2019 


संख्या-13 / शक्ति प्र0-06 / 2019 का0-9136-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त , देवघर के पत्रांक 45 
दिनांक- 14.11.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में , उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित , 
विधानसभा आम निर्वाचन , 2019 के लिये Flying Squad में प्रतिनियुक्त 33 पदाधिकारियों/ कर्मचारियों दण्ड प्रक्रिया 
संहिता -1973 ( एक्ट -2, 1974 ) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न 
होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेम कुमार राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 964 -- 50 


